TARIAT 


PATRA 


हो . .( . )-72 


DREGISTERED No. D . ( D .)-72 


R 


M 


A 


AAR 


N 


गगम जपन 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (1 ) 
PART II --- Section 3 _ Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


सं . 90 ] 
No. 903 


नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1980/ चेन 13, 1902 
NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 2, 1980/CHAITRA 13, 1902 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पी जाती है जिससे कि या अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 


Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate 

compilation 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय 

(बाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 1980 
सा० का०नि० 192 ( प्र ) . -- केन्द्रीय सरकार , सम्बामू बोर्ड अधिनियम , 
1975 ( 1975 का 4 ) की धारा 32 को उपधारा ( 2 ) में खण्ड ( न ) 
और धारा 10 तथा धारा 14 के साथ पठित , धारा 32 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड , नियम 
1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिम्निन नियम बनाती हैं , 
अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम तम्बाकू बोर्ड ( संशोधन ) नियम , 
1980 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हागे । 

2. तम्बाफ बोर्ड नियम , 1976 (जिमे इसमें इसके पश्चात उक्त 
नियम कहा गया है ) में , नियम 33 में , -- 
( क ) उप-नियम ( 1 ) में , 
(i) वाक्य के प्रारम्भ में , “बोर्ड द्वारा " शब्दों के स्थान पर 

"अध्यक्ष द्वारा " शब्द रखे आएंगे ; 
(ii ) खण्ड ( क ) में “ 31 दिसम्बर " अंकों और शम्दा के 

स्थान पर, “ 31 जनवरी " अंक और शब्द रखे जाएंगे ; 
IGI/ 60 


( iii ) खण्ड ( ख ) में “ 30 अप्रैल , " मंकों और पान्द के स्थान 

पर " 31 मई " अंक और शब्द रखे जाएंगे , 
( ख ) उप-नियम ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा 

जाएगा अर्थात् : 
" ( 4 ) उप -नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपस के 

लिए प्रत्येक प्रावेदन के माथ फीस के बम रुपए दिए जाएंगे 

और एसे रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के नयीकरण के लिए 

प्रत्येक आवेदन के माथ, फीम के सात झपार दिए जाएंगे : 
परन्तु रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपन्न या एसे रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र 
के नवीकरण के लिए किए जाने वाले आवेदन पर संदेय फीस , उस भूमि 
के , जिसकी बाबत ऐसा भावेदन किया जाता है, प्रनि 0. 4 हेक्टर पर 
एक रुपए से अधिक नहीं होगी । " 

3. उक्त नियमों के नियम 36 में , 
( क ) " उप -नियम ( 1 ) में ,- -- 
(i ) " रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्न के " शब्दों के स्थान पर , 

"रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपक्षों या प्रेम प्रमाणपत्रों के नवी 

करण के " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ii) " रजिस्ट्रीकरण के " शब्दों के स्थान पर " रजिस्ट्रीकरण 

या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के " शब्द रख्ने जाएंगे ; 
( ख ) उप नियम ( 4 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा 

जाएगा, अर्थात : --- 
"( 4 ) उप-नियम ( 3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति , 

वर्मीनिया तम्बाकू उगाने के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र 


( 399 ) 


400 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


स्थिति, सचिव या अन्य ऐसा अधिकारी , प्रमाणपत्र के धारक 
द्वारा इस निमित्त प्रावेवन किए जाने पर , रजिस्ट्रीकरण के 

प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी कर सकता है । " 
5. प्ररूप 1 में , --- 

( क ) मव 8 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी , 
अर्थात् : 
" 8क . जहां उस क्षेत्र में जिसकी माबत मावेदन किया गया है, 

तीन ठीक पूर्वगामी वर्षों के दौरान वर्जीनिया तम्बाकू से भिन्न 
कोई फसल उगाई गई है, वहाँ इस प्रकार उगाई गई फसल 
की विशिष्टियां और वह भेस जिस पर तपा पह वर्ष जिसके 

दौरान ऐसी फसल उगाई गई है । 
वर्ष तीन ठीक पूर्वगामी वर्षों के दौरान उस क्षेत्र में से , जिसकी 
प्रत्येक वर्ष उगाई गई फसल बाबत मावेदन किया गया 

है , वह मेव जिस पर 

फसल उगाई गई 
( 2) 

( 3 ) 


या ऐसे प्रमाणपत्र के नवीकरण के मामले में प्रापेक्न पर उप 
नियम ( 9 ) के अनुसार और पर्जीनिया तम्बाकू के संसाधक 
के लिए या तम्बाकू के निर्यातकर्ता, पकर या नीलामकर्ता या 
ब्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए या ऐसे रजिस्ट्रीकरण 
के नवीकरण के लिए आवेदन के मामले में यथास्थिति, उप 
नियम ( 10 ) या उप-नियम ( 11 ) के अनुसार विचार 
करेगी और उन पर, यथास्थिति, नियम 33 के अधीन रजिस्ट्री 
करण का प्रमाणपत्र देने या उसे नवीकृत करने का या नियम 
34 या नियम 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण को रजिस्ट्रीकृत 
करने या नवीकृत करने का या ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपन्न देने या 
उसे नवीकृत करने से इनकार करने का या रजिस्ट्रीकृत करने या 
रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करने से इनकार करने का विनिश्चय 

करेगी । " 
( ग ) उप -नियम ( 9 ) में , 
( 1 ) बण्ड (फ ) के स्थान पर, निम्नलिखित बण्ड रखे जाएंगे, 

मर्यात् : 
" ( क ) तम्बाकू योर्य, प्रति वर्ष वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन के 

विनियमन से संबंधित भीति प्रधिकथित करेगा और ऐसी नीति 
निम्नलिखित सभी या किसी रीति में , अर्थात् , पुस्तिका या 
पुस्तिका के रूप में प्रथवा व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले किसी 

समाचारपन में अधिसूचना के रूप में , प्रकाशित करेगा । 
( कक ) नीति अधिकथित करने के लिए बोर्ड निम्नलिखित तथ्यों को 

ध्यान में रखेगा , अर्थात : 
( i ) भारत में पौर विदेशों में वर्जीनिया तम्बाकू की मांग ; 
(ii ) वर्जीनिया तम्बाकू उगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता ; 
( iii) वेश के विभिन्न क्षेन्नों में जहां वर्जीनिया तम्बाकू की खेती की 

जाती है, मिट्टी के लक्षणों में , जिनसे वर्जीनिया तम्याक की 

क्यालिटी नियंत्रित होती है, भिन्नता ; . 
( iv ) मिट्टी की प्रकृति तथा उसकी उर्वरता और कृषि - जलवायु 

संबंधी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए , किसी क्षेत्र में 
उत्पादित वर्जीनिया सम्बाकू की क्वालिटी तथा उसकी 

संभावित माना ; 
(v ) वर्जीनिया तम्बाकू की विभिन्न क्वालिटी की विपणन 

शीलता ; 
( vi ) फसलों के फेरबदल की प्रावश्यकता ; 
(कख) धोर्ट, नीति अधिकथित करते समय, समिति को यह निर्देश 

भी वे सकेगा कि वह वर्जीनिया तम्बाकू उगाने की बात 
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए पावेदमों पर विचार 
करते समय वर्जीनिया तम्बाकू उगाने में पावेवक के अनुभव 
को तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखेगा कि क्या प्रादेवक 
मन्य फसलें उगाने के लिए प्रयुक्त भूमि को वर्जीनिया तम्बाक 

उगाने के प्रयोजन के लिए प्रयोग में लेना चाहता है ।" 
( 2 ) चण ( ख ) में , " खण्ड ( क ) में उल्लिखित बातों के 

अतिरिक्त , उन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा " 
शम्दों , झोष्ठकों मोर प्रक्षर के स्थान पर, " समिति इन 

मातों को भी ध्यान में रखेगी " शब्द रखे जाएंगे । 
+ उक्त नियमों के नियम 39 के पश्चात निम्नलिखित नियम प्रतः 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 
" 39 . जहां बोर्ड के सचिव या प्रत्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत 

किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि नियम 33, 
नियम 34 या नियम 35 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण 
का प्रमाणपत्न , प्रमाणपत्र के धारक के कसूर में बिना खो 
गया है, नष्ट हो गया है या खराब हो गया है, वहां यथा 


( ख ) मद 9 में , 
( i ) " और वो ठीक पूर्वगामी वर्षों के दौरान उस क्षेत्र का वास्तविक 

उपयोग,” शब्दों के स्थान पर “ पौर जहां दो ठीक पूर्वगामी 
वर्षों के दौरान उस क्षेत्र का उपयोग तम्बाकू उगाने के लिए 
किया गया है, वहां इस प्रकार उगाई गई तम्बाकू की किस्म 
के म्यौर तथा ऐसे वो वर्षों के दौरान उपभोग किया गया 

क्षेन्न " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ग ) मद 9 के पश्चात् निम्नलिखित मव रखी जाएगी, प्रति :--- . 

" क. उस क्षेत्र की मिट्टी का वर्गीकरण जिसकी बाबत आवेवन किया 
गया है, अर्थात् : 

( i) भूमि नम है या शुष्क और . 
( ii ) मिट्टी काली है या हलकी । 


पोत्र का विस्तार भूमि नम है या शुष्क 
____ (1) ( 2) 


मिट्टी काली है या हल्की 

( 3) 


टिप्पण : 
( 1 ) टिप्पण 1 तम्बाकू बोई नियम , 1978 भारत के राजपन , 

मसाधारण , भाग, 2 खण्ड 3, उपखण्ड ( i ) , तारीख 
1- 1- 1979 में सा०का०नि० 1 ( प ) तारीख 1- 1- 1976 के 

रूप में प्रकाशित । 
( 2 ) टिप्पण 2 - तम्बाकू योर्ड ( संशोधन ) नियम , 1978 भारत के राज 

पत्र , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( i ), तारीख 28- 8- 76 
में सा०का०नि० 1259 तारीख 20- 8-1976 के रूप 

में प्रकाशित । 
( 3) टिप्पण 3 ---तम्बाकू बोर्ड (द्वितीय संशोधन ) नियम, 1978 भारत 

के राजपन्न, भाग 2, खण 3, उपखण्ड (i ) तारीख 
6 -11- 1976 में साका०नि० 1676, तारीख 1- 11 

1976 के रूप में प्रकाशित । 
( 4 ) टिप्पण 4 --- तम्बाकू बोई ( संशोधन ) नियम , 1978 भारत के 

राजपन्न , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i ), तारीख 
1- 7-1978 में सा०का०नि० 858, तारीख 16-6-1978 

रूप में प्रकाशित । 


[ni II -- T3( ) ] 


TTT ATTN 


:GIGI 


TUL 


( 5 ) feoque 5 — 614 até ( faceitu ) H , 1978 1977 

* THƠ, NHTMT II, WIFT II, 4U 3, ua 
(i ), arta 28 - 12- 1978 Ħ TomToFito 596 ( a ) , 

arita 28- 12- 1978 * # soulfure I 
( 6 ) feqqu 6 — 754 ata ( 

A T ) firah , 1970 HT - 
9A , HATUTUT, AN II, 33, 3484 ( i), 
Arte 20-6 -1979 # FTOHTO FATO TO 384 ( a ), 
ora 20- 6- 1979 # 4 # festfyra I 

( FT0 O 8/9/78-604to ( fa ) (iv )] 

के० जी० रामनाथन , संयक्त सचिव 


accordanco with sub -rule ( 10 ), or sub -rule (11), 
as the case may be , in the case of an application 
for registration of curer of virginia tobacco or as 
exporter or packer or auctioneer of, or dealer in , 
tobacco , or for the renewal of such registration , 
and take guch decision thereon either granting or 
renewing the certificate of registration , under 
rule 33 or registering or renewing the registration 
under rulo 34 or rule 35 or refusing to grant or 
renew such certificate of registration or refusing 
to register or renew the registration , as the caso 

may be ." 
(c ) in sub -rule (9 ), — 


(1) for clause (a), the following clauses shall be substi 

tuted , namely - 
" ( a ) The Tobacco Board shall lay down every year 

the policy relating to regulation of production of 
virginia tobacco and tho policy shall be published 
in all or any of the following manners, namely , 
in the form of a book or pamphlet or by notifi 
cation in widely circulated newspapers . 


( aa ) in laying down the policy , the Board shall have 

regard to the following factors , namely : 


MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Cominerce) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd April, 1980 
G . S . R . 192 (E ).- In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 32 , read with clausa (1) of sub 
section ( 2 ) of that section and sections 10 and 14 , of the 
Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975 ), the Central Govern 
ment bereby makcs the following rules further to amend the 
Tobacco Board Rules , 1976 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Tobacco Board 
(Amendment) Rules, 1980 . 

(2 ) They shall comc into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Tobacco Board Rules, 1976 (hereinafter referred 
to as the said rulcs ), in rule 33, 

(a ) in sub -rule (1), 
(i) in the opening sentence , for the words " thọ Board " , 

the words " The Chairman " shall be substituted ; 
(ii) in clausc (A ), for the words and figures " the 319t 

December " , the words und figures the 31st 

January " shall be substituted ; 
(iii) in clause (6 ) , for the words and figures " the 30th 

April " , the words and figures " the 31st May " shall 
be substituted ; 


" (1) the demand for virginia tobacco in Iudia and! 

abroad ; 
( ii) sujtabillty of the land for growing virginia 

tobacco ; 
( iii) the differentiation in soil characteristics which 

govern the quality of virginia tobacco in the 
different regiong in the country wherc such 
tobacco is cultivated ; 


(iv ) the quality of the virginia tobacco produced in 

any region and the probable quaniity thereof 
having regard to the nature of the soil and its 
fertility and the agro - climatic factors ; 


(v ) the marketability of different qualities of virginia 

tobacco ; 


(vi) the need for rotation of crops" ; 
(ab ) When laying down the rolicy , the Board pay also 

direct the Committed to have regard , in considering 
applications for certificate of registration for 
growing virginia tobacco , to the experience of 
the Applicant in growing virginia tobucco and 
whether the applicant is converting land used for 
growing other crops for the purpose of growing 

virginia tobacco ;" . 
( ii ) in caluse (b ) for the words, brackets and 

letter " in addition to the factors mentioned in 
clauso ( a ) , regard shall be bad also " , the 
word , " the Committee shall have regard also " , 
shall be substituted . 


(b ) for sub - rule ( 4), the following sub -rule shall be 

substituted , namely : 
" (4 ) Every application for certificate of registration 

referred to in sub -rulc ( 1 ) shall be accompanied 
by a fee of rupees ten and every application for 
renewal of such certificate of registration shall to 

accompanied by a fec of rupeeg geven : 
Provided that the fee payable on an application for 

such certificate of registration or renewal of such 
certificate of registration shall not exceed one rupec 
for 0 .4 hectare of the land in relation to which such 

application has been made." 
3. In rule 36 of the said rules, -- 
(a ) in sub - rulo (1), 
(i) for the words " for certificate of registration " , the 

words " for certificate of registration or renewal 

of such certificate " shall be substituted ; 
(ii) for the words " for registration " , the words " for 
• registration or renewal of registration " , shall be 

substituted ; 
(b ) for sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be sub 

stituted , namoly : 
" (4 ) Subjcct to the provisions of sub - rulo (3 ), the Com 

mittee shall consider the applications in accordance 
with sub - rulc ( 9 ), in the case of an application 
for a certificate of registration for growing virginia 
tobacco or for renewal of such certificate , and in 


4 . After rulo 39 of the said rules, the following rule shall 
be inserted , amely :-- - 
" 39A . Where the Secretary or any other Officer of the 

Board authorised by the Chairman in that behalf 
Is satisfied that a certificate of registration granted 
under rule 33, rule 34 or rule 35 has been lost, 
destroyed or mutilated for no fault of the holder 
of the certificate , the Secretary or such other offl 
cer, as the case may be, may , on an application 
made in that behalf by the holder of the certificato , 

is a duplicate certificate of registration ." 
5. In the Form I, 
(a ) after item 8, the following item shall be irsertled , 

namely : 
" 8A . Where any crop , other than virginia tobacco , 

has been raised on the area , to which the appli 
cation relates , during the three immediately pre 
ceding years , particulars of the crop so raled and 
the area over which and the year during which 
such crop was raised . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 (1) ] 


402 
= - - = - 


= = - - 


- 


- — 


Extont of the area Whether wet or 

dry land 
( 1 ) 

(2 ) 


Whether black. 
soil or light soil 


Year Crop raised during each Out of the area to which the 

of the three immediately application relates, the arça 
preceding yoårs 

over which the crop was raised 


(3 ) 


- 


- 


- - - 


- 


(1) - - 


(2 ) - 


( 3 ) - - 


- 


(b ) in item 


9 


(1) for the words " and actual utilisation of the area 

during the two immodiately proceding years " , the 
words " and , where such area has been used for 
raising tobacco in the two immodlately precoding 
years, the area so used during such two years 
with details of the variety of tobacco so raised " : 


Notes : (1 ) Tobacco Board Rules, 1976 , published as G .S .R . 

( 1 ) ( E ), dated 1 - 1 - 1976 in Part II, Section 3 , sub -section 

(i) of Extraordinary Gazette of India , dated 1 - 1 - 1976 
(2) Tobacco Board (Amendment) Rules, 1976 published as 

G . S . R . 1259, datod 20 - 8 - 1976 in Part II, Section 3 , sub 

section (1) of Gazette of India , dated 28 - 8 -1976 . 
(3) Tobacco Board (Second Amendment) Rules , 1976 pub 

tished as G . S . R . 1576 , dated 1 - 11 - 1976 in Part II, Section 

3 , sub -section (i) of Gazette of India , datod 6 - 11 - 1976 . 
(4 ) Tobacco Board ( Amendment) Rules, 1978 published as 

GSR 858 , dated 16 - 6 - 1978 in Part II, Section 3 , sub 

section ( ) of Gazette of India , dated 1 - 7- 1978 . 
(5 ) Tobacco Board (Second Amendment) Rules, 1978 pub 

lished as GSR 596 (E ), dated 28 - 12 - 1978 in Part II , 
Section 3 , Sub -section (i) of Extraordinary Gazette of 

India , dated 28 - 12- 1978 . 
(6 ) Tobacco Board (Amendment) Rules , 1979 published as 

GSR 384 ( E ), dated 20 -6 - 1979 in Part II, Section 3 , sub 
section (1) of Extra urdinary Gazette of India , dated 
20 -6 - 1979 . 

K : G . RAMANATHAN , Jt. Secy 

[File No. 8 /9 /79 -EP (Agri . vi)] 


(c ) after item 9 , the following 


item 


shall be inserted , 


" 9A . Classification of the soil of the area to which the 
application relates, namely , whether 

(1) wet or dry land ; and 


(ii) black soil or light soil. 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHII- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUALICATIONS, DET HI- 110054 , 1980 . 


